रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004 /99 


REGD. NO. D . L.- 33004/99 


- 


- 


- 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


- 
- 


- 
- 


- 


असाधारण . . 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 4 
PART III - Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं. 225 ] 

नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , नवम्बर 22 , 2007/ अग्रहायन 1 , 1929 
No. 225 ] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 22 , 2007/AGRAHAYANA 1, 1929 

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 
. शुद्धि - पत्र । 

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर , 2007 
सं . विधि 42( 3 )/ 87. - पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम , 1986 (1986 का 29 ) की धारा 23 के अधीन जारी अधिसूचना 
सं. 145 ( अ ) दिनांक 21 फरवरी , 1991 के खंड 1 के साथ पठित धारा 12 की उप - धारा 1 के खंड ( ख ) और धारा 13 के अधीन प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड , परिवेश भवन , पूर्वी अर्जुन नगर , दिल्ली - 110032 ने विश्लेषण हेतु भेजे गए वायु, जल , 
मृदा , और अन्य पदार्थों के विश्लेषण के प्रयोजन हेतु निम्नलिखित पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं ( तालिका के कालम 1 पर ), सरकारी विश्लेषकों 
( तालिका के कालम 2 पर) को मान्यता प्रदान की थी । जिसे संबंधित पैरामीटर समूहों के लिए विनिर्दिष्ट और राजपत्र अधिसूचना ( तालिका के 
कालम 3 पर वर्णित ) में अधिसूचित किया गया था । 

___ तदन्तर कुछ सरकारी विश्लेषकों के स्थानान्तरण और सेवा से त्यागपत्र देने के कारण तालिका के कालम 5 में दिए गए विवरण के 
अनुसार इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन और प्रतिस्थापन किए जाते हैं - 

तालिका 
अधिसूचित सरकारी राजपत्र अधिसूचना मान्यता वैधता प्रतिस्थापन / संशोधन 
विश्लेषक 

संख्या और तिथि . की तिथि . 
( 1) ( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण 1. डा. डी. पी. मुखोपाध्याय विधि/43 (3)/87 , . 31 - 5 - 2009 

डा . एस. एस. बाला , 
बोर्ड , आंचलिक कार्यालय, वैज्ञानिक ग दिनांक 1 - 6 - 2004 

वरिष्ठ वैज्ञानिक को 
कोलकाता - प्रयोगशाला 2. श्री ए. के. सेन , 

कॉलम 2 में 3 के 
देशप्राण शेषमल रोड , वैज्ञानिक ग 

पश्चात ( 4) के रूप 
सी. आईटी. भवन , प्रथम तल , 3. डा . रीता साह , 

में जोड़ा जाता है । 
कोलकाता -700033 

वैज्ञानिक ख 
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण 1. श्री बी. पी . शुक्ला विधि/43(3 )/ 87 , 28 - 2 - 2010 

कॉलम 2 में श्री बी. पी . 
बोर्ड , आंचलिक कार्यालय , वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता दिनांक 1 -3 - 2005 

शुक्ला के स्थान पर 
प्रयोगशाला -लखनऊ 2. श्री आर. के. सिंह । 

श्री जे. एस . कम्योत्रा , 
प्रथम तल , पिकप भवन , वैज्ञानिक ख । 

अपर निदेशक को प्रति 
विभूति खंड , गोमती नगर, 3. श्री वी. के. शुक्ला , 

स्थापित किया गया है । 
लखनऊ - 226010 

वैज्ञानिक ख 
4710 G1/ 2007 


प्रयोगशाला 


- 
- 


(5 ) 


.. 


. 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 3 ) 


(1 ) ( 2 ) 

( 4 ) 

( 5 ) 
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण 1. डॉ डी . सी . शर्मा, विधि/43( 3 )/87 , 14 - 12 - 2010 

कालम 2 में डा . डी. सी . 
बोर्ड, आंचलिक कार्यालय , अपर निदेशक दिनांक 15 - 12- 2005 

शर्मा के स्थान पर 
प्रयोगशाला - बंगलौर, 2. श्री पटूस्वामी , 

श्री बी . पी . शुक्ला, 
प्रथम ताल , 6 वेस्ट ऑफ : वैज्ञानिक ग 

वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता 
कोर्ड रोड, 2 स्टेज , . 3. डॉ एम . मधुसूदन , 

को प्रतिस्थापित किया गया 
राजाजी नगर , 

वैज्ञानिक ग 
बंगलौर- 560086 . 
उपर्युक्त अधिसूचनाओं के अन्य विवरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा । 

ज. मो. माऊसकर , अध्यक्ष 

[ विज्ञापन -3/4/ असा./184/ 07 ] 
पाद टिप्पणी. - मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का . आ. 728 ( अ ) दिनांक 21 जुलाई, 1987 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसके 

पश्चात् उसमें निम्नलिखित के द्वारा संशोधन किये गये : 
( 1 ) का. आ . 838( अ ) दिनांक 23 - 9- 87, ( 2 ) का . आ. 989 ( अ) दिनांक 17- 11 - 87 , ( 3 ) का. आ. 489 ( अ) दिनांक 17 -5 - 88 , ( 4) का . आ . 
156( अ ) दिनांक 24 - 2 - 89 , ( 5 ) का . आ . 846 ( अ ) दिनांक 24 - 10 - 89 , ( 6 ) का . आ . 375 ( अ ) दिनांक 26 - 4 - 90 , ( 7 ) का. आ . 803 ( अ ) 
दिनांक 23 - 9 - 92 , ( 8 ) का. आ. 97 ( अ ) दिनांक 5 - 12 -94 , ( 9 ) का . आ 418 ( अ ) दिनांक 31 - 3 - 96 , ( 10 ) का . आ . 889 ( अ ) दिनांक 
31 - 8 - 96 , ( 11 ) का. आ . 452 ( अ ) दिनांक 31 - 5 - 97 , ( 12 ) का. आ. 631 ( अ ) दिनांक 31 -5 - 98 , ( 13 ) का. आ . 336 ( अ ) दिनांक 1 - 1 - 99 , 
( 14 ) का . आ . 44 ( अ ) दिनांक 15 - 1 - 2001 , (15 ) का. आ . 490 ( अ ) दिनांक 1 - 6 - 2001 , ( 16 ) का. आ . 532 ( अ ) दिनांक 1 - 1 - 2002 , 
( 17 ) का. आ . 1168 ( अ ) दिनांक 1 - 6 - 2002 , (18 ) का . आ . 888 ( अ ) दिनांक 1 - 6 - 2003 , (19 ) विधि/ 42 ( 3 ) 87 , दिनांक 1 - 6 - 2004 , 
( 20 ) विधि / 42 ( 3 )/87 , दिनांक 1 - 3 - 2005 , ( 21 ) विधि/ 42 ( 3 ) / 87 , दिनांक 1 - 9 - 2005 , ( 22 ) विधि / 42 ( 3 )/87 , दिनांक 15 - 12 - 2005 , 
( 23 ) विधि / 42 ( 3 )/87, दिनांक 1 - 5- 2006 , ( 24 ) विधि / 42 ( 3 )/87 , दिनांक 1 - 9 -2006 , ( 25 ) विधि/ 42( 3 )/ 87 , दिनांक 1 - 1 -2007 , 
( 26 ) विधि /42( 3 )/ 87 , दिनांक 15- 4 -2007 , और ( 27) विधि /42(3 )/ 87 , दिनांक 1 -8 -2007 . . 


4 


CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD 

CORRIGENDUM 

New Delhi, the 1st October , 2007 . 
i No . Legal 42 (3 )/87. — In exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub -section 1 of Section 12 and 
Section 13 read with clause 1 of the Notification No. 145 ( E), dated 21st February, 1991, issued under Section 23 of 
the Environment (Protection ) Act, 1986 ( 29 of 1986 ), the Central Pollution Control Board , Parivesh Bhawan , East Arjun 
Nagar , Delhi- 110032 had recognised , the following Environment Laboratories (at column 1 of Table ), Government 
Analysis ( at column 2 of Table) for the purposes of analysis of samples of air, water, soil or other substances sent 
for analysis , specified for respective groups of parameters and notified in Gazette Notification detailed ( at column 3 
of the Table ). 

Subsequently due to transfer , and resignation of some Government Analysts, notified earlier , the following 
amendments and substitution as detailed at column 5 of table below is hereby made: - .. 

TABLE 


Laboratory 


Recognition 
valid upto 


Substitution / 
amendment 


Govt. Analysts 

Gazette Notification 
Notified 

No . and date 

(3 ) 
(i) Dr. D.P. Mukhopadhyay , Lega / 43 (3)/ 87 , 
___ Scientist C 

dated 1 - 6-2004 
(ii ) Shri A. K . Sen, Scientist C 
( iii) Dr. Rita Saha , Scientist B 


31-5- 2009 


(5 ) 
Dr. S. S. Bala, Sr. 
Scientist is added 
after (iii ) as (iv ) in 
column 2 . 


CPCB Zonal 
Office, Kolkota 
Laboratory , 
Deshprian 
Sheshmal Road, 
CIT Building , 
First Floor, 
Kolkata- 700033 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III - SEC. 4 ] 


80 


CPCB Zonal (i) Shri B .P .Shukla , SEE 

Lega / 42 (3)/ 87 , 28 -2-2010 Shri B. P. Shukla 
Office, Laboratory ( ii ) Shri R. K. Singh , Sc. B dated 1- 3- 2005 

has been replaced 
Lucknow, ( iii) Dr. V . K . Shukla , Sc. B 

with ShriJ.S . 
Ground Floor , 

Kamyotra , 
PICUP Bhawan , 

Additional Director 
Vibhuti Khand , 

in column 2 . 
Gomti Nagar, 
Lucknow- 226010 
CPCB Zonal (i) Dr. D . C . Sharma, 

Lega/ 42( 3)/ 87 , 14-12- 2010 Dr. D . C. Sharma 
Office . (ii ) Shri V . Pattuswamy, . dated 

has been replaced 
- Laboratory, Scientist C 15 - 12-2005 

with Shri B . P . Shukla , 
Bangalore, ( iii) Dr. M . Madhushudan , 

Sr. Environmental 
1st Floor, 6 West Scientist C 

Engineer in 
of Chord Road , 

Column 2 . 
2nd Stage , Rajaji 
Nagar. 
Bangalore 
560086 
The other contents of abovementioned Gazette Notifications shall remain unchanged . 

J. M .MAUSKAR , Chairman 

[ADVT- III /IV /Exty ./184 /2007 ] 
FootNote : The principal notification was published in the Gazette of India vide No . S .O . 728 (E ), dated 21st July , 1987 and 
subsequently amended vide ; 
(1 ) S. O . 838( E), dated 23 -9- 87 ,( 2) S. 0 . 989( E), dated 17- 11 - 87, (3 ) S. 0 . 489 ( E ), dated 17-5 -88,( 4) S. O . 156 ( E), dated 24- 2-89, 
( 5) S. 0 . 846( E ), dated 24 -10 - 89, ( 6) S. 0 . 375 ( E ), dated 264-1990, ( 7 ) S. 0 : 803( E), dated 23- 9- 92 ,( 8 ) S. 0 . 97 ( E), dated5 -12 -1994 
,( 9 ) S. 0 . 418( E ), dated 31- 3 - 1996, (10 ) S. 0 . 889 ( E ), dated 31- 8- 1996, (11 ) S. 0 . 452 ( E), dated 31 -5 -97, (12 ) S . 0 . 631 ( E), dated 
31 - 5-1998, (13) S . 0 . 336 ( E), dated 1- 1- 1999 , (14) S. 0. 44 ( E), dated 15 -1 -2001, (15 ) S. O . 490 ( E), dated 1 -6 -2001 , (16 ) S. 0 .. 
532 ( E), dated 1 -1- 2002, (17) S. O . 1168( E), dated 1 -6- 2002, (18) S. O . 888( E), dated 1 -6- 2003, (19) No. Lega / 42 (3)/87, dated 
1 -6 -2004,( 20 ) Legal/ 42(3 )/87 , dated 1- 3-2005, (21) Legal42 (3 )/ 87 , dated 1-9 -2005 , (22) Legal 42 (3 / 87, dated 15- 12- 2005 , 
( 23 ) Legal42(3)/87, dated 1-5- 2006 ,( 24 ) Legal/42(3)/87, dated 1-9- 2006 ,( 25 ) Legal/ 42 (3)/ 87 , dated 1-1- 2007 ,( 26 ) Legal 42 (3)) 
87 , dated 15-4- 2007 and ( 27 ) Legal 42(3 / 87 , dated 1-8-2007. 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2007 
सं. विधि 42 ( 3 )/ 87 .- पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 ( 1986 का 29 ) की धारा 23 के अधीन जारी अधिसूचना सं. 145 ( अ ) 
दिनांक 21 फरवरी , 1991 के खंड 1 के साथ पठित धारा 12 की उप - धारा ! के खंड ( ख ) और धारा 13 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड , परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर , दिल्ली- 110032 एतद्वारा ( क ) नीचे दी गई तालिका के स्तंभ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट 
प्रयोगशालाओं को उक्त अधिनियम और इसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं को सौंपे गये कार्य करने हेतु " पर्यावरणीय 
प्रयोगशालाएं " के रूप में और ( ख ) तालिका के स्तंभ. (3 ) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को विश्लेषण के लिए भेजे गए वायु, जल , मृदा एवं अन्य पदार्थों के 
स्तंभ ( 4 ) में दर्शाए गए पैरामीटरों के संबंधित समूहों के लिए विनिर्दिष्ट नमूनों का विश्लेषण करने हेतु सरकारी विश्लेषक के रूप में मान्यता देता है । 

दिनांक 1 जनवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या विधि/ 42(3 )/ 87 , की क्रम संख्या 123 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित 
क्रम संख्याओं और प्रविष्टियों को नामतः जोड़ा जाएगा : .. 

तालिका 
क्र . सं. प्रयोगशाला का नाम . 

सरकारी विश्लेषक का नाम 

मान्यता हेतु पैरामीटर समूह 
( 1 ) - ( 2 ) 

(4 ) . . 
124 . गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 1. सुश्री जेनिका सेक्वेरिया, वैज्ञानिक " ख " . भौतिक, रासायनिक , सूक्ष्मजीव 

प्रयोगशाला, ईडी. सी. प्लाजा, पट्टो पणजी , 2. सुश्री फ्रेन्सिसका पेरीरा , वैज्ञानिक सहायक वैज्ञानिक और परिवेशी वायु , 
गोवा - 403001 3. श्री संजय कंकोकर वैज्ञानिक सहायक स्त्रोत उत्सर्जन के विश्लेषण हेतु 

वायु प्रदूषण पैरामीटर तथा सूक्ष्म 
मौसम वैज्ञानिक पैरामीटर 


---------- 


- 


[ भाग III - - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


---. 


- 


- 


(3 ) 


(4 ) 
अनुसंधान केन्द्र प्रयोगशाला, मध्य प्रदेश 1. डा. आलोक सक्सेना, वैज्ञानिक 

भौतिक , रासायनिक , सूक्ष्मजीव 
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण 2. डा. नीरज के. वर्मा, वैज्ञानिक 

वैज्ञानिक , विष वैज्ञानिक और 
परिसर , ई - 5 , अरेरा कालोनी , 

3. डा. निशा उपाध्याय, वैज्ञानिक . . परिवेशी वायु , स्रोत उत्सर्जन , . 
भोपाल -462016, मध्य प्रदेश 

शोर के विश्लेषण हेतु वायु 
प्रदूषण पैरामीटर तथा सूक्ष्म 

मौसम वैज्ञानिक पैरामीटर 
___ 126 ईको - ऑडिटिंग प्रयोगशाला, भारतीय - 1. डा . नन्दिता सिंह वैज्ञानिक " ग " भौतिक, रासायनिक, सूक्ष्मजीव 
वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान , . एवं ग्रुप लीडर 

वैज्ञानिक और परिवेशी वायु , 
राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ - 226001 2. डा. पंकज के. श्रीवास्तव, वैज्ञानिक स्रोत उत्सर्जन के विश्लेषण हेतु 
. उत्तर प्रदेश 

वायु प्रदूषण पैरामीटर तथा सूक्ष्म 

मौसम विज्ञानिक पैरामीटर , 
127 . आंचलिक कार्यालय प्रयोगशाला , 1. श्री बी. आर. नायडू, वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता भौतिक , रासायनिक , सूक्ष्मजीव 
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिनर्जी 2. डा. डी. ब्रह्ममया , वैज्ञानिक " ग " 

वैज्ञानिक , विष विज्ञानिक और 
हाऊस- 2, गोरवा सुभानपुरा रोड , सुभानपुरा 

परिवेशी वायु , स्रोत उर्क्सजन , 
वडोदरा -390023, गुजरात 

शोर के विश्लेषण हेतु वायु 

प्रदूषण पैरामीटर तथा सूक्ष्म 

.. मौसम वैज्ञानिक पैरामीटर 
इस प्रकार उल्लिखित पर्यावरणीय प्रयोगशालाएं तथा सरकारी विश्लेषक अधिसूचना जारी होने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध 
रहेंगे। 

[ विज्ञापन -III /IV / असा०/184/ 07 ] 

ज. मो . माऊसकर, अध्यक्ष 
पाद टिप्पणी : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का . आ. 728( अ) दिनांक 21 जुलाई , 1987 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसके पश्चात् 
उसमें निम्नलिखित के द्वारा संशोधन किये गये: 


___ ( 1 ) का. आ. 838 ( अ ) , दिनांक 23- 09 - 87 , (2 ) का. आ. 989 ( अ ) दिनांक 17-11 -87, ( 3) का. आ . 489 ( अ ) दिनांक 
17- 5- 88 , (4 ) का . आ . 156 ( अ ) दिनांक 24 - 2- 89, (5 ) का. आ. 846 ( अ) दिनांक 24- 10 - 89, (6 ) का . आ . 375 ( अ ) दिनांक 
26 4 - 90 , ( 7 ) का . आ. 803 ( अ) दिनांक 23 -9 - 92 , ( 8 ) का . आ. 97 ( अ ) दिनांक 5 - 12 - 94 , (9 ) का. आ . 418 ( अ ) दिनांक 31 -3 -96 , 
( 10 ) का . आ. 889 ( अ ) दिनांक 31 - 8 - 96 , ( 11 ) का . आ . 452 ( अ) दिनांक 31 -5 - 97 , ( 12 ) का. आ . 631 ( अ ) दिनांक 31 - 5 - 98 , 
( 13 ) का. आ. 336 ( अ ) दिनांक 1 - 1 - 99 , ( 14 ) का . आ . 44 ( अ ) दिनांक 15 - 1 - 2001 ,, ( 15 ) का. आ . 490 ( अ ) दिनांक 1 - 6 - 2001 , 
( 16 ) का . आ. 532 ( अ) दिनांक 1 -1 -2002 , (17) का . आ. 1168 ( अ ) दिनांक 1 - 6 - 2002 , ( 18 ) का. आ . 888 ( अ ) दिनांक 1 - 6 -2003 , 
( 19 ) विधि 142 ( 3 )/87 , दिनांक 1 - 6 - 2004 , ( 20 ) विधि / 42 ( 3 )/ 87 , दिनांक 1 - 3 - 2005 , ( 21 ) विधि/ 42 ( 3 )/87, दिनांक 1 - 9 - 2005 , 
( 22 ) विधि/ 42 (3 )/ 87, दिनांक 15- 12 -2005 , ( 23 ) विधि/42(3 )/ 87, दिनांक 1 -5- 2006 , ( 24 ) विधि/42( 3 )/87 , दिनांक 1 -9 - 2006 , 
और ( 25 )विधि / 42( 3 )/ 87, दिनांक 1 -8 - 2007. 


........................ 


-"."" 


....... 


. 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 1stOctober , 2007 


: No. Legal 42( 3)/ 87 . — In exercise of the powers conferred by clause ( b ) of sub - section 1 of Section 12 and 
Section 13 read with clause i of the Notification No . 145 ( E ), dated 21st February , 1991, issued under Section 23 of the 
Environment (Protection ) Act , 1986 (29 of 1986 ), the Central Pollution Control Board , Parivesh Bhawan , East Arjun Nagar , 
Delhi- 110032 hereby recognizes, ( a) the laboratories specified in column (2 ) of the Table below as Environmental Laboratories 
to carry out the functions entrusted to the environmental laboratories under the said Act, and the rules made thereunder , 
and (b ) specified persons in column (3 ) of the Table as the Government Analysts for the purposes of analysis of samples 
of air, water , soil or other substances sent for analysis , specified for respective groups of parameters mentioned in Column (4 ). 


WA 


viets 


. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART III — SEC .4 ] 
After Sl. No. 123 of the Notification No. Legal/42 (3)/87, dated 1st January, 2007, and the entries relating thereto, the 
following Serial Nos. and entries shall be added namely : 

TABLE 
Sl. Name of Laboratory Name of the Govt. analysts 

Recognized for parameter groups 
No . 
124. Laboratory ofGoa 1. Ms. Jenica Sequeira, 

Physical , Chemical, 
State Pollution Control Scientist B 

Microbiological and 
Board, EDC Plaza, 2. Ms. Francisca Pereira , 

Air Pollution 
Patto Panaji, Scientific Assistant 

parameters for 
Goa- 403001 3. Shri Sanjay Kankonkar , 

analysis of ambient 
Scientific Assistant 

air , source emission , and micro 
meteorological parameters 


1. Dr. Alok Saxeņa , 

Scientist 
2. Dr.Neeraj K . Verma 

Scientist 
3. Dr. Nisha Upadhyay 

Scientist 


Physical, Chemical, Microbiological, 
Toxicological and Air Pollution 
parameters for analysis of ambient 
air, source emission , and micro 
meteorologicalparameters 


125 . Research Centre 

Laboratory , Madhya 
Pradesh Pollution 
Control Board , 
Paryavaran Parishad , 
E -5 , Arera Colony, 

Bhopal- 4620161 M . P . 
126 . Eco -Auditing 

Laboratory , National 
Botanical Research , 
Institute , Rana Pratap 
Marg, Lucknow -226001, 

U . P . 
127. Zonal Office Labotary , 

Central Pollution 
Control Board , Synergy 
House- II, Gorwa 
Subhanpura Road , 
Subhanpura, 
Vadodara -390023 , 
Gujarat 


1. Dr. Nandita Singh 

Scientist C & Group Leader 
2 . Dr. Pankaj K . Srivastava 

Scientist B 


Physical , Chemical,Microbiological 
and Air Pollution parameters for 
analysis ofambient air , source 
emission , and micro -meteorological 
parameters 


1. Shri B . R . Naidu , 

Sr. Environmental Engineer 
2. Dr. D . Brahamaiah , 
: Scientist C 


Physical, Chemical,Microbiological, 
Toxicological and Air Pollution 
parameters for analysis of ambient 
air, source emission and micro - . 
meteorological parameters 


The Environmental Laboratories and the Government Analysts so mentioned shall remain valid for a period of 
five years from the date of issue ofNotification . 

J. M . MAUSKAR , Chairman 

[ADVT- III/ IV /Ext /184/07 ] 


FootNote .- The principal notification was published in the Gazette of India vide No . S.O . 728 (E ), dated 21st July , 1987 
and subsequently amended vide : 
(1) S .0 . 838( E ), dated 23-9 -87, (2 ) S .0 . 989 (E ) dated 17 -11- 87, (3) S. O . 489 (E ) dated 17-5 -88, (4) S .O . 156 (E ) dated 24 -2 - 89 , 
(5 ) S . O . 846 (E ) dated 24 - 10 -89 , 6 ) $ .0 . 375 ( E ) dated 26 -4 - 1990, (7) S . O . 803 (E ) dated 23 -9 -92, (8 ) S .O . 97 (E ) dated 5 
- 12 - 1994, (9) S .O . 418 (E ) dated 31- 3- 1996 , (10) S .O . 889 (E ) dated 31-8 -1996 , (11) S .O . 452 (E ) dated 31- 5 -97 , ( 12 ) S .O . 631 
(E ) dated 31-5 - 1998 , (13) S .O . 336 (E ) dated 1-1 -1999, (14 ) S .0 ,44 (E ), dated 15 - 1-2001, ( 15) S.O . 490 (E ), dated 1-6 -2001, ( 16 ) 
S.O . 532 (E ),dated 1-1- 2002,(17) 5.0 .1168 (E ) dated 1-6 - 2002,( 18) S.O .888(Ė) 1-6 -2003, ( 19 ) No. Legal/42(3 )/87,dated 1-6 
2004 , (20 ) Legal /42 (3 )/87, dated 1 - 3- 2005 , (21) Legal42( 3 )/87 , dated 1- 9- 2005 , ( 22 ) Legal 42 (3 )/87, dated 
15 -12 - 2005, (23 ) Legal/42 (3 )/87, dated 1-5 -2006 , ( 24 ) Legal42( 3 )/87, dated 1-9-2006 , (25) Legal/42( 3 )/87, dated 1- 1-2007 , 
( 26 ) Legal/42 (3 )/87 , dated 15-4 -2007 and (27 ) Legal/42 (3 / 87, dated 1-8- 2007. 


M 


Printed by the Manager , Govl. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


